सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या - 181 


राँची, बुधवार , 


22 मार्च, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

- - - - - - - - - - 

अधिसूचना 
2 मार्च, 2017 


संख्या -1/ पी०- 104 /2014 का .- 1892 -- सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अविनाश कुमार , भा .प्र. से. ( झाः93) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
सचिव , ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध 
विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाध 
संख्या -1 /पी० -104 /2014 का .- 1893 -- निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनीष रंजन , भा .प्र . से . ( झाः2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक , उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड 
औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम , राँची ( JIIDCO ) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 

___ संख्या -1/ पी०-104 / 2014 का .- 1894-- निदेशक , उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री के० रविकुमार, भा .प्र. से. ( झाः2004) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

श्री रविकुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 

संख्या -1 /पी०- 104 / 2014 का .- 1895 -- निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री कृपानन्द झा , भा.प्र. से. ( झाः2005 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , 
माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची एवं निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
( JCERT) के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1/ पी०- 104/ 2014 का .- 1896 -- परियोजना निदेशक, झारखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार, भा .प्र.से. ( झाः2009) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ 
विशेष कार्य पदाधिकारी (Ease of doing business and investment ),उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग , 
झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 181 -- 50 


